रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन) 04/0009/2003-05 REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05 


भारत सरकार 


GOVERNMENT OF INDIA 
5x ee 


oer’ aise 09 


wera sad 


Delhi Gazette 


Wa. oll. -ST.Tet.-AT.-209202 3-248652 
SG-DL-W-2092023-248652 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं. 04] दिल्ली, अगस्त 25--अगस्त 3, 2023, बृहस्पतिवार/भाद्र 3— are 9,945 [A.A A. दि. सं. 20-202, 209 
No. 4] DELHI, AUGUST 25— AUGUST 3, 2023, THURSDA Y/BHADRA 3—BHADRA 9, 945_[N.C.T.D. No. 20-202, 209 


भाग वा खण्ड t 
PART II—Sec. | 


न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की 
विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन 


Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and 
Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार 
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली 
अधिसूचना 


दिल्‍ली, 9 अगस्त, 2023 
सं. 72/स्थापना/ई।-॥/डी.एच.सी.---इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 23/स्थापना/ई।|-4/डी.एच.सी. 


दिनांक 44.03.2023 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित 
नियुक्ति सहर्ष करते हैं:- 


555 DG/2023 (I7) 


8 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: AUGUST 3] , 2023/BHADRA 9, 945 PART II- Sec. |] 


अधिकारी का नाम व | पद जिस पर नियुक्ति की गयी 
है 


धारित पद 


श्री मनीष अग्रवाल, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 45 में | दिनांक 08.08.2023 से निबंधक के नव 
स्थानापन्न निबंधक अस्थायी निबंधक (सातवें | निर्मित पद के प्रति | 
वेतन आयोग के अनुसार) 


आदेशानुसार, 
रविंदर डुडेजा, महानिबंधक 


HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI 
NOTIFICATION 
Delhi, the 9th August, 2023 


No. 72/Estt./EI-I/DHC.—In continuation of this Court’s Notification No. 23/Estt./EI-Il/DHC dated 
4.03.2023, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of 
this Court:- 


S.No. Name of ag Post Post to which appointed Remarks 
l. Mr. Manish Aggarwal, Temporary Registrar in Level 5 | With effect from 08.08.2023 
Officiating Registrar of Pay Matrix (as per 7 Pay | against a newly created post of 
Commission) Registrar. 
By Order, 


RAVINDER DUDEJA, Registrar General 
अधिसूचना 


दिल्‍ली, 9 अगस्त, 2023 


सं. 73/स्थापना/ई।-।/डी.एच.सी.--माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में 
निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं: 


अधिकारी का नाम व टिप्पणी 
धारित पद है 


श्री रविंदर दत्त शर्मा, वेतन मैट्रिक्स के स्तर i5 में | दिनांक 08.08.2023 से निबंधक की 


संयुक्त निबंधक स्थानापन्न निबंधक (सातवें | प्रतिनियुक्ति रिक्ति के प्रति जो श्री जोगिन्दर 
वेतन आयोग के अनुसार) कुमार बत्रा, निबंधक, के टी.डी.एस.ए.टी. 
में प्रतिनियुक्ति पर अग्रसर होने के 

परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई है | 


नोट:- श्री रविंदर दत्त शर्मा, की स्थानापन्न निबंधक के पद पर नियुक्ति इस शर्त के अध्यधीन है कि श्री जोगिंदर 
कुमार TAT के इस न्यायालय में प्रत्यावर्तन पर यदि निबंधक की कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे संयुक्त 
निबंधक के पद पर वापस प्रत्यावर्तित हो जाएंगे। 

आदेशानुसार, 


रविंदर डुडेजा, महानिबंधक 


[PART II - Sec. I DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT AUGUST 3] , 2023/BHADRA 9, 945 9 


NOTIFICATION 
Delhi, the 9th August, 2023 


No. 73/Estt./EI-I/DHC.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment 
on the establishment of this Court:- 


Name of the Officer & post 


S.No. held Post to which appointed Remarks 
l. Mr. Ravinder Dutt Sharma, Officiating Registrar in Level | With effect from 08.08.2023 against 
Joint Registrar 5 of Pay Matrix (as per 7“ Pay | the deputation vacancy of Registrar, 
Commission) which became available consequent 


upon Mr. Joginder Kumar Batra, 
Registrar, proceeding on deputation 
to TDSAT. 


NOTE:- The appointment of Mr. Ravinder Dutt Sharma as officiating Registrar is subject to the condition 
that upon repatriation of Mr. Joginder Kumar Batra to this Court, if no vacancy of Registrar is 
available, he shall be reverted to the post of Joint Registrar. 


By Order, 
RAVINDER DUDEJA, Registrar General 


कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्‍ली 
अधिसूचना 
दिल्‍ली, 3 अगस्त, 2023 


सं.- मु.चु.अ./चु.सं./02(2)/2048/9655.---निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है। 


भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 24 अगस्त, 2023 


सं. 754/DL/2023-P.Admn.—ara प्रतिनिधित्व अधिनियम, 7950 (950 का 43) की धारा 
43-क की उप-धारा(॥) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली की सरकार के परामर्श से एतट्टारा, डा. रणबीर सिंह, आई.ए.एस, के स्थान पर श्री पी. कृष्णमूर्ति, 
आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.टी:4997), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के 
लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है। 


2. श्री पी. कृष्णमूर्ति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों 


को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर 
रहे थे। 


20 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: 0ए00787' 3] , 2023/BHADRA 9, 945 PART II- Sec. !] 


3. श्री पी. कुष्णमूर्ति, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली के रूप में कार्य करते हुए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगें 
सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के प्रधान सचिव पदाभिहित 
किया जाएगा। 


आदेश से, 


राहुल शर्मा, प्रधान सचिव 


आदेश से, 


राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्‍ली 


OFFICE OF THE ELECTORAL OFFICER, DELHI 
NOTIFICATION 
Delhi, the 3lst August, 2023 
No. CEO/COE/02(2)/208/9655.—The following is published for general information :- 


SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 24th August, 2023 
No. 54/DL/2023-P.Admn.—In exercise of the powers conferred by sub-section (l) of section I3A of the 
Representation of the People Act, 950 (43 of 950), the Election Commission of India in consultation with the 
Govt. of N.C.T. of Delhi hereby designates Sh. P. Krishnamurthy, IAS (AGMUT: 997) as the Chief Electoral 


Officer for the N.C.T. of Delhi with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of 
Dr. Ranbir Singh, IAS. 


2. Sh. P. Krishnamurthy shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under 
the Govt. of N.C.T. of Delhi, which he may be holding before such assumption of office. 


3. Sh. P. Krishnamurthy while functioning as the Chief Electoral Officer, N.C.T. of Delhi shall not hold any 
additional charge whatsoever under the Government of N.C.T. of Delhi except that he should be designated 
Principal Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat. 


By Order, 
RAHUL SHARMA, Principal Secy. 


By Order, 
RAJESH KUMAR, Special Chief Electoral Officer, Delhi 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 and 
Published by the Controller of Publications, Delhi-0054. uxomm 


